536 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 11, 2009 (SRVN . 20 , 1931 SAKA) 


[ PARTI 


STATE ELECTION COMMISSION ,HARYANA 


NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17 , PANCHKULA 


The 23th July , 2009 


No. SEC /3ME/2009/5182.--- The Haryana Municipal Election Expenditure (Maintenance and Submission of 
Accounts ) order No. SEC /4ME/2006 /9706, dated 19th December, 2006 are hereby amended as follows : -- 


1. This amendment shall be called the Haryana Municipal Elections Expenditure (Maintenance and Submission 
of Accounts ) Amendment Order, 2009 . 


2. In Sr. No. 5 (11) (a ) for the present expression “ has failed to lodge an account of election expenses within the 
time and in the manner required under this order; and ” shall be substituted by the expression “ has failed to lodge an 
account of election expenses within the time and in the manner required under this order or incurs expenditure 
beyond the expenditure limit prescribed by the State Election Commission ; and ” 


Panchkula : 
The 24th July , 2009 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner , Haryana. 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं 0 2, सैक्टर-17, पंचकूला ! 


. 


शुद्धिपत्र 


दिनांक 30 जुलाई, 2009 


क्रमांक रा० नि ० आ ०/3 ई0-III/ 2009/ 5480.-~~ यह कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक रा० नि ० आ o / 
3ई0-II / 2009/ 4501, दिनांक 15 जुलाई , 2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक " ए " में ग्राम पंचायत, पथरावा, खण्ड महेन्द्रगढ, जिला 
महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पंच वार्ड नं 0 4 को सामान्य श्रेणी के लिए दर्शाया गया है जिसे संशोधन उपरांत वार्ड नम्बर 5, सामान्य श्रेणी पढ़ा 
जाये । यह संशोधन उपायुक्त , उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के पत्र क्रमांक 2822/ पंचायत दिनांक 30 
जुलाई, 2009 द्वारा किये गये अनुरोध अनुसार किया जाता है । 


चन्द्र सिंह, 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा 

पंचकूला। 


राज्यनिर्वाचन आयोग , हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं 0 2, सैक्टर-17, पंचकूला ! 

शुद्धिपत्र 

दिनांक 30 जुलाई, 2009 
क्रमांक रा ० नि ० आ ०/ 3 ई0-III / 2009/ 5486.- यह कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक रा० नि ० आ o / 
उई०-III/ 2009/ 4501 , दिनांक 15 जुलाई, 2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक "ए " में ग्राम पंचायत , लोहगढ़ , खण्ड पिंजौर, जिला पंचकूला 
के पंच वार्ड नं07 को सामान्य श्रेणी के लिए दर्शाया गया है जिसे संशोधन उपरांत वार्ड नम्बर 6, सामान्य श्रेणी पढ़ा जाये । यह संशोधन उपायुक्त , 
उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी (पंचायत) पंचकूला के पत्र क्रमांक 1333/ पंचायत दिनांक 30 जुलाई, 2009 द्वारा किये गये अनुरोध अनुसार 
किया जाता है । 


चन्द्र सिंह , 
राज्य निर्वाचन आयुक्त , हरियाणा 

पंचकूला । 


